निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 518 ) पटना , सोमवार , 31 अगस्त 2020 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

26 अगस्त 2020 
सं 0 प्र 02 / ज 0 वि 0नि0-10 / 93 ( खंड) -04 - विभागीय अधिसूचना संख्या -18 सह - पठित ज्ञापांक -2597 
दिनांक -18.07.2014 द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि 0 के निदेशक मंडल में नियुक्त श्री प्रत्यय अमृत, प्रधान 
सचिव के स्थानांतरण एवं श्री राम पुकार रंजन, अभियंता प्रमुख (मध्य ), जल संसाधन विभाग के सेवा निवृत हो जाने के 
फलस्वरूप उक्त अधिसूचना में संशोधन करते हुए बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि 0 के निदेशक मंडल में बिहार 
राज्य के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले निदेशकों को निम्न प्रकार से नियुक्त किया जाता है: 
श्री संजीव हंस, सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना । 

निदेशक - सह - अध्यक्ष 
श्री अशोक कुमार चौधरी, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन), जल संसाधन अंशकालिन निदेशक 
विभाग, बिहार, पटना । 


1 . 


2 . 


निदेशक मंडल के शेष निदेशक पूर्ववत् रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोदा नन्द झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 518-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


